रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/99 


REGD. NO. D. L -33004/ 99 


itne 


y 


. i . . . 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


- असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग - खण्ड 1 
PART I - Section 1 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY : 


सं . 73 ] 
No. 73]] 


नई दिल्ली , मंगलवार , मार्च 13, 2007/ फाल्गुन 22 , 1928 
___ NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 13, 2007 / PHALGUNA 22, 1928 


- 


- - 


वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय 

( वाणिज्य विभाग ) 

सार्वजनिक सूचना 

नई दिल्ली; 13 मार्च, 2007 

सं . 90 ( आरई- 2006 )/ 2004 - 2009 
विषय : राज्य व्यापार निगम द्वारा 30 लाख मी . टन गेहूँ और भारतीय खाद्य निगम द्वारा 20 लाख मी. टन गेहूँ का शून्य शुल्क पर 

आयात ।। 

फा. सं. 01 / 89 / 180 / विविध 66 / एएम 06 / पीसी 1( क ) - वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग ) , भारत सरकार तदर्थ छूट आदेश 
सं. 460 /7/ 2006- सीयूएस. V दिनांक 26 फरवरी, 2007 की ओर ध्यान दिलाया जाता है । उक्त तदर्थ छूट आदेश के अनुसार , उसमें दी गई सभी . 
शर्तों के अनुसार गेहूँ के आयात की अनुमति शून्य शुल्क पर है । 

समय - समय पर यथासंशोधित, भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3 , उप - खंड (ii ) में यथाअधिसूचित , विदेश व्यापार नीति , 2004 - 09 
के पैराग्राफ 2. 4 के तहत प्रदत्त शक्तियों और राजस्व विभाग तदर्थ छूट आदेश सं. 460/ 7/ 2006 - सीयूएस . V दिनांक 26 फरवरी , 2007 में यथानिहित 
शर्तों के अनुसार महानिदेशक , विदेश व्यापार निम्नलिखित व्यवस्था अधिसूचित करते हैं : 
( i) आयात मदों के आईटीसी ( एचएस ) 2004 - 09 के अध्याय 10 के तहत गेहूँ का 30 लाख मी. टन और 20 लाख मी. टन 

आयात की अनुमति शून्य शुल्क पर होगी । 
( ii ) आयात 30 अप्रैल, 2007 तक किए जाएंगे । 
.. (iii ) आयातों की अनुमति विदेश व्यापार नीति के पैरा 2.11 के अनुसार केवल राज्य व्यापार निगम और भारतीय खाद्य निगम के 

जरिए होगी । 

समय -समय पर यथासंशोधित सार्वजनिक सूचना सं. 7 दिनांक 9 मई, 2006 और सार्वजनिक सूचना सं. 46 दिनांक 25 अगस्त , 2006 
के अन्य सभी विवरण अपरिवर्तित रहेंगे । 
.. इसे लोकहित में जारी किया जाता है । 

भवानी सिंह मीना, विदेश व्यापार महानिदेशक 

एवं पदेन अपर सचिव 
873 GI/ 2007 . 


. 


PARTI- SEC . 11 


- - 


THE GAZEITE OF INDIA : EXTRAORDINARY 
- - .. . _ - " - - - - - . . - - :-- . . . . . . 
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY 


= 


- 


= 


- = 


(Department of Commerce ) 

PUBLIC NOTICE 
. . New Delhi, the 13th March, 2007 

No. 90 (RE -2006 )/2004 — 2009 
Subject : Import of 30 Lakh MTs of Wheat by State Trading Corporation and 20 lakh MTs of Wheat by Food 

Corporation of India at Zero Duty . 
F . No. 01/89/180 / 

Misc. 66 /AM -06 /PC - I(A ).- Attention is invited to Governmentof India, Ministry of Finance 
(Department of Revenue ) Ad -hoc Exemption Order No. 460 / 7 /2006 -CUS . V datud 26th February , 2007 . As per the said Ad 
hoc Exemption Order , import of wheat is allowed at Zero Duty as per all the conditions specified therein . 

In exercise ofpowers conferred under Paragraph 2 ,4 of the Foreign Trade Poliev . 2004 - - 09 , as Notified in Gazeite 
of India , Extraordinary , Part II, Section 3, Sub -section ( ii ) as amended from time to time and as per provisions contained 
in the Department of Revenue Ad -hoc Exemption Order No. 460 /7 / 2006 -( US. V danud 26th February , 2007, the Director 
General of Foreign Trade hereby notifies the following arrangements : 

(i) Import of 30 lakh MTs and 20 lakh MTsofwheat under Chapter 10 of the ITC ( FIS ) Classification of Export 

and Import Items, 2004 – 09 will be allowed at Zero Duty : 
.. (ü ) The imports will be made by 30th April, 2007. 
(ii) The imports will be allowed only through the State Trading Corporation in Food Corporation of India (FCI) 

subject to para 2.11 of the Foreign Trade Policy. 

All other particulars and contents of DGFT Public Notice No. 7 dated 9th Mar. 2000 and Public Notice No. 46 dated 
25th August, 2006 , as amended from time to time, remain unchanged . 

This issues in public interest. 


B . S . MEENA, DirectorGeneral of Foreign Trade & 

ex -officio Addl. Sccy . 


Printed by the Manager, Govt. of India Press , Ring Road . Müvapuri, Vienn Duihi- ! ] (/064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054. 


